... 


ALB 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

24 अग्रहायण 1936 ( श० ) 
राँची , सोमवार 

15 दिसम्बर, 2014 ( ई० ) 


संख्या 64 8 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
8 दिसम्बर , 2014 


संख्या- 1/ स्था0 / श०स्था0नि0/ न0वि0 - 125 / 2010 ( खण्ड )- 4878--मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह- प्रधान 
सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड के पत्रांक- 7330 दिनांक- 6 दिसम्बर , 2014 द्वारा प्राप्त 
निदेश के आलोक में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने के कारण श्री गंगाराम 
ठाकुर , कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद् को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए 
मुख्यालय में योगदान देने का आदेश दिया जाता है । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

विजय कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 648 - 50 । 


